रजिस्ट्री सं: डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO . D . L . - 33004/ 99 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PART IISection 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 29 , 2003 / पौष 8 , 1925 
NEW DELHI,MONDAY, DECEMBER 29 , 2003 /PAUSA 8 , 1925 


. 


सं . 213 ] 
No. 2131 


निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 

सामान्य ( संशोधन ) विनियम , 2003 
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के बोर्ड ने निक्षेप बीमा 
और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 ( 1961 की सं. 47 ) के 
खण्ड 50 के उप - खण्ड ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
भारत रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी 
निगम विनियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन किये हैं । 

1. उन विनियमों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य 

( संशोधन) विनियम , 2003 कहा जाए । 
2. ये संशोधन भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की 

तारीख से लागू होंगे । 
3. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम विनियम , 1961 के 

विनियम 17 में : 
(i ) विनियम 17 के खण्ड ( 1 ) में " रुपये 200/- " तथा 

" रुपये 100/ - " के स्थान पर क्रमशः " रुपये 
2000/ - " तथा " रुपये 1000/ - " प्रतिस्थापित कर 

दिये जायेंगे । 
(ii ) विनियम 17 के खण्ड ( 2 ) में " रुपये 100 /- " के 

स्थान पर " रुपये 1000/ - " प्रतिस्थापित कर दिये 
जायेंगे । 

एन . एच. सिद्दीकी, कार्यपालक निदेशक 
[ विज्ञापन -III/IV/69 - क्यू/03 - असाधारण ] 


DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE 

CORPORATION 
General (Amendment) Regulations, 2003 

In exercise of the powers conferred by Sub - section 
(3 ) of Section 50 of the Deposit Insurance and Credit 
Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961), the Board 
of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
with prior approval ofReserve Bank of India is pleased to 
make the following amendments to the Deposit Insurance 
and Credit Guarantee Regulations , 1961 . 

1. These Regulations may be called the Deposit 
। 

Insurance and Credit Guarantee Corporation 

General (Amendment) Regulations,2003 . 
2. These Regulations shall comeinto force from the 

date of Notification in the Official Gazette of India 
3. The following amendments be made to Regulation 

17 : 
(i) In Clause (1 ) of Regulation 17 the figures 

“ Rs. 200 /- " and " Rs. 100 / - " shall be substituted 
by the figures “ Rs. 2000/- ” and “ Rs.1, 000/- " 

respectively . 
(ii) In Clause ( 2 ) of Regulation 17 the figures 

“ Rs. 100 /-” shallbe substitutedby the figure 
" Rs. 1, 000/- ". 
N .H . SIDDIQUI, Executive Director 

[ Advt-III/IV/ 69- Q/ 03- Exty.] 


3840 GI/ 2003 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


